निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 161 ) 


12 वैशाख 1933 ( AO ) 
पटना, सोमवार, 2 मई 2011 


सं0 I / ई1 - 521 / 2005 - 1104 
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन) 


संकल्प 

11 अप्रील 2011 
श्री काशी कुमार, जिला अवर निबंधक , सीवान , तत्कालीन अवर निबंधक , ढाका, पूर्वी चंपारण के विरुद्ध 
कीमती जमीन को कम मूल्यांकन पर निबंधित कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने से संबंधित परिवाद - पत्र की 
जाँच तत्कालीन उप निबंधन महानिरीक्षक से करायी गई । जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से आरोपों की पुष्टि के 
साथ - साथ 1, 17,911.00 ( एक लाख सत्रह हजार नौ सौ ग्यारह ) रुपये की राजस्व क्षति प्रमाणित पायी गई है । 

जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त राजस्व क्षति के लिये श्री काशी कुमार, तत्कालीन अवर 
निबंधक, ढाका के साथ - साथ कार्यालय के अन्य लिपिक भी दोषी हैं । 

परिवाद - पत्र के आरोपों की पुष्टि जाँच में होने के आधार पर श्री काशी कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की 
गई । उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा त्रिसदस्यीय समिति से कराई गई । 

श्री कुमार के स्पष्टीकरण, जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन त्रिसदस्यीय समिति का मंतव्य व संचिका में 
उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर समीक्षोपरान्त इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम - 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता है: - 

1. राजस्व क्षति की आधी राशि 58,955.50 यानि 58956.00 ( अनठावन हजार नौ सौ छप्पन ) रुपये श्री काशी 

कुमार के वेतन से वसूली । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 मई 2011 
2. श्री कुमार की अगली दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा 

इसकी प्रति श्री काशी कुमार, जिला अवर निबंधक, सीवान एवं सभी संबंधितों को उपलब्ध करा दिया 


जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 161 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette .bih. nic.in 


